शासन 


छत्तीसगढ़ 


पंजीयन क्रमांक 
" छत्तीसगढ़/ दुर्ग/ 09/ 2013-2015. " 


“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक 
शुल्क के नगद भुगतान ( बिना डाक 
टिकट ) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक 
जी . 2-22 - छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि . 
से . भिलाई , दिनांक 30-5-2001. " 


मत्यमवजयत 


छत्तीसगढ़ राजपत्र 


प्राधिकार से प्रकाशित 


क्रमांक 15 ] 


रायपुर , शुक्रवार, दिनांक 12 अप्रैल 2019 - चैत्र 22, शक 1941 


विषय - सूची 
भाग 1.- ( 1 ) राज्य शासन के आदेश , ( 2 ) विभाग प्रमुखों के आदेश, भाग 3.- ( 1 ) विज्ञापन और विविध सूचनाएं , ( 2 ) सांख्यिकीय 
( 3 ) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, ( 4 ) 

सूचनाएं. 
राज्य शासन के संकल्प, ( 5 ) भारत शासन के आदेश और 
अधिसूचनाएं , ( 6 ) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं , भाग 4.- ( क ) ( 1 ) छत्तीसगढ़ विधेयक , ( 2 ) प्रवर समिति के 
( 7 ) लोक - भाषा परिशिष्ट. 

प्रतिवेदन, ( 3 ) संसद में पुरःस्थापित विधेयक , ( ख ) ( 1 ) 

अध्यादेश, ( 2 ) छत्तीसगढ़ अधिनियम, ( 3 ) संसद् के 
भाग 2. – स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं. 

अधिनियम , ( ग ) ( 1 ) प्रारूप नियम, ( 2 ) अंतिम नियम . 


भाग १ 


राज्य शासन के आदेश 


सामान्य प्रशासन विभाग 
मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर, रायपुर 


अटल नगर रायपुर, दिनांक 8 मार्च 2019 


क्रमांक ई 1-01/2019/ एक -2. - राज्य शासन एतद्द्वारा श्री ईमिल लकड़ा, भा.प्र.से. ( 2003 ), सचिव, समाज कल्याण तथा 
अतिरिक्त प्रभार आयुक्त - सह - संचालक, स्थानीय निधि संपरीक्षा को उनके वर्तमान कर्तव्यों के साथ - साथ अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त 
आयुक्त , निःशक्तजन का अतिरिक्त प्रभार सौंपता है. 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , 

कमलप्रीत सिंह, सचिव , 


251 


संचालक , मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित -2019. 


252 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 12 अप्रैल 2019 


[ भाग 1 


वन विभाग 


मंत्रालय, महानदी भवन , अटल नगर रायपुर 


अटल नगर रायपुर, दिनांक 28 फरवरी 2019 


क्रमांक एफ 1-02/ 2019 /10 - भा.व.से. - राज्य शासन एतद्द्वारा निम्नलिखित भारतीय वन सेवा के अधिकारियों को उनके नाम के 
सम्मुख कॉलम क्रमांक-4 में उल्लेखित नवीन पदस्थापना पर अस्थायी रूप से, आगामी आदेश पर्यन्त पदस्थ करता है : 


क्र . 


वर्तमान पदस्थापना 


नवीन पदस्थापना 


अधिकारी का नाम 
एवं पदनाम 

( 2 ) 


( 1 ) 


( 3 ) 


( 4 ) 


1 . 


श्री एस. पी . पैकरा, 
( भा.व.से. 2002 ) 
वन संरक्षक . 


प्रभारी वनमण्डलाधिकारी, बालोद 
वनमण्डल, बालोद. 


वन संरक्षक , कार्यायोजना, कांकेर 
वनमण्डल, 

कांकेर. 


2 . 


श्रीमती सतोविशा समाजदार , 
( भा.व.से. 2010 ) 
उप वन संरक्षक. 


छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ , 
रायपुर ( प्रतियुिक्ति पर ) 


वनमण्डलाधिकारी, बालोद वनमण्डल , 
बालोद ( प्रतिनियुक्ति से वापस ) 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, 

बी . एल. बंजारे, विशेष सचिव . 


नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग 
मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर रायपुर 


अटल नगर रायपुर, दिनांक 2 मार्च 2019 


क्रमांक 2029/5118/2018/ 18.- श्री उज्जवल पोरवाल ( रा.प्र.से. ) तत्का. विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, राज्य शहरी विकास अभिकरण, 
अटल नगर रायपुर को दिनांक 30-09-2018 से 05-11-2018 तक ( 15 दिवस अर्जित अवकाश एवं 22 दिवस का अदेय अवकाश ) एवं 
06-11-2018 से 12-12-2018 तक ( 05 दिवस अर्जित अवकाश एवं 32 दिवस का अदेय अवकाश ) स्वीकृत किया जाता है. 


अर्जित अवकाश अवधि में श्री पोरवाल को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व 


2 . 
मिलते थे. 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, 

आर. एक्का, उप - सचिव . 


भाग 1 ] 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 12 अप्रैल 2019 


253 


समाज कल्याण विभाग 
मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर रायपुर 


अटल नगर रायपुर, दिनांक 5 मार्च 2019 


क्रमांक एफ - 2-15/ 2019/26. - छत्तीसगढ़ शासन , सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश क्रमांक -एफ - 10-20/ 2018/ एक / 1, दिनांक 
12-01-2019 के पालन में राज्य शासन एतद्द्वारा श्रीमती अनिला भेड़िया, मंत्री, समाज कल्याण को आगामी आदेश तक छत्तीसगढ़ निःशक्तजन 
वित्त एवं विकास निगम में अध्यक्ष का दायित्व सौंपता है . 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, 

पी . श्रीवास्तव , अवर सचिव. 


गृह ( पुलिस ) विभाग 


मंत्रालय , महानदी भवन, अटल नगर रायपुर 


अटल नगर रायपुर , दिनांक 2 मार्च 2019 


क्रमांक एफ - 1-06 /2018 / दो - गृह / भापुसे . - राज्य शासन एतद्द्वारा प्रशासनिक आधार पर तत्काल प्रभाव से निम्नांकित भारतीय 
पुलिस सेवा अधिकारियों को उनके नाम के सम्मुख कालम 4 में दर्शित पद पर अस्थाई रूप से आगामी आदेश पर्यन्त तक पदस्थ करता है : 


क्र . 


अधिकारी का नाम 

( 2 ) 


वर्तमान पदस्थापना 

( 3 ) 


नवीन पदस्थापना 

( 4 ) 


( 1 ) 


1 . 


पुलिस महानिरीक्षक दुर्ग रेज, दुर्ग 


श्री हिमांशु गुप्ता 
भापुसे -1994 


पुलिस महानिरीक्षक सरगुजा रेंज , 
अंबिकापुर. 


2 . 


श्री के . सी . अग्रवाल 
भापुसे -2001 


उप पुलिस महानिरीक्षक, पुलिस 
मुख्यालय , रायपुर . 


पुलिस महानिरीक्षक सरगुजा रेंज, 
सरगुजा . 


3 . 


प्रभारी पुलिस महानिरीक्षक दुर्ग रेंज, 


श्री रतन लाल डांगी 
भापुसे -2003 


उप पुलिस महानिरीक्षक राजनांदगांव , 
मुख्यालय दुर्ग. 


दुर्ग. 


4 . 


श्री डी . रविशंकर 
भापुसे -2009 


पुलिस अधीक्षक, एस.आई.बी. 
पुलिस मुख्यालय, रायपुर 


संयुक्त परिवहन आयुक्त परिवहन 

छ.ग. 


विभाग, 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , 

उमेश कुमार अग्रवाल , विशेष सचिव. 


अटल नगर रायपुर, दिनांक 18 फरवरी 2019 


क्रमांक एफ -1-06 /2018 / दो - गृह / भापुसे. - राज्य शासन एतद्द्वारा प्रशासनिक आधार पर तत्काल प्रभाव से निम्नांकित भारतीय 
पुलिस सेवा अधिकारियों को उनके नाम के सम्मुख कालम 4 में दर्शित पद पर अस्थाई रूप से आगामी आदेश पर्यन्त तक पदस्थ करता है : 


नवीन पदस्थापना 


क्र . 
( 1 ) 


अधिकारी का नाम 

( 2 ) 


वर्तमान पदस्थापना 

( 3 ) 


( 4 ) 


1 . 


पुलिस अधीक्षक, जिला - रायपुर 


श्री शेख आरिफ हुसैन 
भापुसे -2005 


सहायक पुलिस महानिरीक्षक 
( नक्सल ऑपरेशन ) पुलिस मुख्यालय , 
रायपुर. 


254 


छत्तीसगढ़ राजपत्र , दिनांक 12 अप्रैल 2019 


[ भाग 1 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 4 ) 


2 . 


पुलिस अधीक्षक , जिला - जांजगीर - चांपा 


श्री राजेन्द्र नारायण दास 
भापुसे -2006 


सहायक पुलिस महानिरीक्षक पुलिस 
मुख्यालय, रायपुर . 


3 . 


पुलिस अधीक्षक , जिला - मुंगेली 


पुलिस अधीक्षक जिला - जांजगीर- चांपा 


श्रीमती पारूल माथुर 
भापुसे -2008 


4 . 


श्री प्रशांत कुमार अग्रवाल 
भापुसे-2008 


पुलिस अधीक्षक जिला - बलौदाबाजार 
भाटापारा. 


सहायक पुलिस महानिरीक्षक पुलिस 
मुख्यालय , रायपुर . 


5 . 


पुलिस अधीक्षक , 


जिला- रायपुर 


श्रीमती नीथू कमल 
भापुसे -2008 


पुलिस अधीक्षक , जिला- बलौदाबाजार 
भाटापारा. 


6 . 


पुलिस अधीक्षक , 

जिला- बीजापुर 


पुलिस अधीक्षक, जिला- नारायणपुर 


श्री मोहित गर्ग 
भापुसे -2013 


7 . 


श्री चन्द्रमोहन सिंह 
भापुसे -2014 


उप सेनानी 2 री वाहिनी, छसबल सकरी, 
बिलासपुर. 


उप सेनानी 3 री वाहिनी छसबल, 
अमलेश्वर, दुर्ग . 


8 . 


नगर पुलिस अधीक्षक , रायगढ़ 


अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक , सुकमा 


श्री सिद्धार्थ तिवारी 
भापुसे -2015 


9 . 


अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक , दंतेवाड़ा 


श्री सूरज 

सिंह 
भापुसे -2015 


नगर पुलिस अधीक्षक सिविल लाइन, 
रायपुर . 


10 . 


पुलिस अधीक्षक , जिला - बीजापुर 


श्री गोवर्धन राम ठाकुर 
भापुसे . 


सेनानी 4 थी वाहिनी छसबल माना, 
रायपुर . 


अटल नगर रायपुर, दिनांक 20 फरवरी 2019 


क्रमांक एफ - 1-06 /2018/ दो - गृह/ भापुसे . - राज्य शासन एतद्द्वारा प्रशासनिक आधार पर तत्काल प्रभाव से निम्नांकित भारतीय 
पुलिस सेवा अधिकारियों को उनके नाम के सम्मुख कालम 4 में दर्शित पद पर अस्थाई रूप से आगामी आदेश पर्यन्त तक पदस्थ करता है 


: 


क्र . 


अधिकारी का नाम 

( 2 ) 


वर्तमान पदस्थापना 

( 3 ) 


नवीन पदस्थापना 

( 4 ) 


( 1 ) 


1 . 


अति. पुलिस अधीक्षक , सुकमा 


श्री उद्दन्दी उदय किरण 
भापुसे -2015 


सहायक पुलिस अधीक्षक , एस.टी.एफ. 
बघेरा, दुर्ग. 


2 . 


सेनानी 7 वीं वाहिनी छसबल , भिलाई 


श्री विजय अग्रवाल 
भापुसे 


अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शहर , 
बिलासपुर. 


3 . 


अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, सरगुजा 


श्री रामकृष्ण साहू 
भापुसे . 


सेनानी 4 थी वाहिनी छसबल माना, 
रायपुर. 


भाग 1 ] 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 12 अप्रैल 2019 


255 


अटल नगर रायपुर, दिनांक 20 फरवरी 2019 


क्रमांक/ एफ 1-07/ 2018/ दो - गृह/ भापुसे. - राज्य शासन एतद्द्वारा श्री गिरिधारी नायक , भा.पु.से. ( 1983 ) महानिदेशक , नगर सेना 
एवं महानिदेशक जेल, रायपुर को उनके वर्तमान कर्त्तव्यों के साथ - साथ महानिदेशक , नक्सल ऑपरेशन/ एस.आई.बी. का अतिरिक्त प्रभार 
अस्थायी रूप से सौंपा जाता है . 


2 . श्री विनय कुमार सिंह , भापुसे ( 1987 ) विशेष महानिदेशक, पुलिस मुख्यालय, रायपुर को तत्काल प्रभाव से महानिदेशक, ई.ओ.डब्ल्यू. 
एवं ए.सी.बी. के पद पर अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त पदस्थ करता है . 


3 . 


श्री गिरिधारी नायक, भापुसे ( 1983 ) द्वारा महानिदेशक, नक्सल ऑपरेशन/ एस.आई.बी. का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री डी.एम. 
अवस्थी, भापुसे ( 1986 ) विशेष महानिदेशक , नक्सल ऑपरेशन/ एस.आई.बी., छ.ग. के कार्यभार से मुक्त 

होंगे . 


4 . 


श्री विनय कुमार सिंह , भापुसे ( 1987 ) द्वारा महानिदेशक, ई.ओ.डब्ल्यू. एवं ए.सी.बी. का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री डी.एम. 
अवस्थी, भापुसे ( 1986 ) महानिदेशक , ई.ओ.डब्ल्यू . एवं ए.सी.बी. के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त होंगे . 


5 . 


राज्य शासन द्वारा भारतीय पुलिस सेवा ( वेतन ) नियम 2007 के नियम -11 के तहत् महानिदेशक, ई.ओ.डब्ल्यू. एवं ए.सी.बी. छ.ग. 
के असंवर्गीय पद को प्रतिष्ठा एवं जिम्मेदारी में भारतीय पुलिस सेवा के विशेष महानिदेशक वेतनमान ( वेतन मेट्रिक्स -16 ) के समकक्ष घोषित 
किया जाता है . 


अटल नगर रायपुर, दिनांक 20 फरवरी 2019 


क्रमांक एफ 1-08 /2018 / दो - गृह / भापुसे. - राज्य शासन एतद्द्वारा, भारतीय पुलिस सेवा के 2010 आवंटन वर्ष के निम्नांकित 
अधिकारियों को आवंटन वर्ष से 09 वर्ष की सेवा दिनांक 01-01-2019 को पूर्ण कर लेने के फलस्वरूप, भारतीय पुलिस सेवा ( वेतन ) 
नियमावली, 2007 के नियम 3 के अंतर्गत , उक्त तिथि अर्थात् दिनांक 01-01-2019 से सेवा के कनिष्ठ प्रशासनिक वेतनमान ( पुनरीक्षित 
अनुसूची- III वेतन मैट्रिक्स स्तर -12 रु. 78,000-02,09,200 ) कंडिका -02 में उल्लेखित शर्त के अधीन प्रदान किया जाता है : 


. 


क्रमांक 


अधिकारी का नाम 


1 . 


श्री अभिषेक मीणा ( सीजी-2010 ) 
पुलिस अधीक्षक , जिला बिलासपुर. 


2 . 


श्री सदानंद कुमार ( सीजी -2010 ) 
पुलिस अधीक्षक , जिला सरगुजा. 


3 . 


श्री गिरिजा शंकर जायसवाल ( सीजी -2010 ) 
पुलिस अधीक्षक, जिला 

सूरजपुर 


2 . 


भारत सरकार द्वारा आयोजित आगामी मिड कैरियर प्रशिक्षण फेस-3 अनिवार्य रूप से पूर्ण किया जावेगा . 


अटल नगर रायपुर, दिनांक 20 फरवरी 2019 


क्रमांक एफ 1-08/ 2018/ दो - गृह/ भापुसे. - राज्य शासन एतद्द्वारा , भारतीय पुलिस सेवा के 2015 आवंटन वर्ष के निम्नांकित 
अधिकारियों को आवंटन वर्ष से 04 वर्ष की सेवा दिनांक 01-01-2019 को पूर्ण कर लेने के फलस्वरूप, भारतीय पुलिस सेवा ( वेतन ) 
नियमावली, 2007 के नियम 3 के अंतर्गत , उक्त तिथि अर्थात् दिनांक 01-01-2019 से सेवा के वरिष्ठ वेतनमान ( पुनरीक्षित अनुसूची- III वेतन 


256 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 12 अप्रैल 2019 


[ भाग 1 


मैट्रिक्स स्तर -11 रु. 67,700-02,08,700 ) प्रदान करता है : 


1 . 


श्री सूरज सिंह 
अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक 
जिला- दंतेवाड़ा ( छ.ग. ) 


2 . 


श्री सिद्धार्थ तिवारी 
अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक 
जिला - सुकमा ( छ.ग. ) 


अटल नगर रायपुर, दिनांक 28 फरवरी 2019 


क्रमांक / एफ 1-02/2018 / दो - गृह / भापुसे . - राज्य शासन द्वारा भारतीय पुलिस के वर्तमान में केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत , 
श्री राहुल भगत , भापुसे ( सीजी -2005 ) एवं श्री ध्रुव गुप्ता, भापुसे ( सीजी -2005 ) को , भा.पु.से. वेतन नियम, 2007 के नियम 3( 2 ) ( ii ) के 
अंतर्गत , दिनांक 01-01-2019 से सेवा के Super Time Scale उप पुलिस महानिरीक्षक वेतनमान ( पे बैंड-4, रुपये 37400-67,000 + ग्रेड 
पे रुपये 8,900 / - ) ( पुनरीक्षित अनुसूची- III वेतन मैट्रिक्स स्तर -13 क रुपये 01,31,100-02,16,600/- ) में प्रोफार्मा पदोन्नति प्रदान की जाती 


tid 


अटल नगर रायपुर, दिनांक 28 फरवरी 2019 


क्रमांक/ एफ 1-02/2018/ दो - गृह/ भापुसे. - राज्य शासन एतद्द्वारा, भारतीय पुलिस सेवा के 2006 आवंटन वर्ष के निम्नलिखित 
अधिकारियों को आवंटन वर्ष से 13 वर्ष की सेवा दिनांक 01-01-2019 को पूर्ण कर लेने के फलस्वरूप, भा.पु.से. वेतन नियम, 2007 के नियम 
3( 2 ) ( ii ) के अंतर्गत, उक्त तिथि अर्थात् दिनांक 01-01-2019 से सेवा का चयन श्रेणी वेतनमान ( पे बैंड 37,400-67,000 + ग्रेड पे रु. 
8,700/- ) ( पुनरीक्षित अनुसूची- III वेतन मैट्रिक्स स्तर -13 रु. 01,23,100-02,15,900 ) प्रदान किया जाता है 


: 


क्रमांक 


अधिकारी का नाम 


1 . 


श्री राजेन्द्र नारायण दास, भापुसे ( 2006 ) 
सहायक पुलिस महानिरीक्षक 
पुलिस मुख्यालय, रायपुर. 


2 . 


श्री माइनडुंगो तुंगोई , भापुसे ( 2006 ) 
पुलिस मुख्यालय , रायपुर. 


3 . 


श्री बी.एस. ध्रुव ( 2006 ) 
सेनानी , 3 री वाहिनी छसबल , 
अमलेश्वर जिला दुर्ग. 


4 . 


श्री टी . 


एक्का ( 2006 ) 
सेनानी, 2 री वाहिनी छसबल सकरी , बिलासपुर . 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, 

लीना कमलेश मंडावी , उप - सचिव. 


भाग 1 ] 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 12 अप्रैल 2019 


257 


राजस्व विभाग 
कार्यालय, कलेक्टर , जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप- सचिव, छत्तीसगढ़ शासन , राजस्व एवं 

आपदा प्रबंधन विभाग 


रायगढ़, दिनांक 5 अक्टूबर 2018 


भू - अर्जन प्रकरण क्रमांक 01 / अ -82/2018-19. - चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) 
से ( 4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता 
पड़ने की संभावना है. अत : भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 ( जिसे 
एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा ) की धारा 11 की उप - धारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस 
आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के 
अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है : 


अनुसूची 


भूमि का वर्णन 


सार्वजनिक प्रयोजन 


धारा 12 द्वारा प्राधिकृत 

अधिकारी 


जिला 


तहसील 


नगर/ ग्राम 


का वर्णन 


लगभग क्षेत्रफल 
( हेक्टेयर में ) 

( 4 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 5 ) 


( 6 ) 


रायगढ़ 


पुसौर 


0.093 


छिछौर उमरिया 

प.ह.नं. 35 


कार्यपालन अभियंता, केलो परि 
योजना निर्माण संभाग , लाखा 
अस्थायी मुख्यालय खरसिया 


केलो परियोजना अंतर्गत 
टिनमिनी माईनर हेतु 


भू - अर्जन . 


जिला रायगढ़. 


भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ), रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है. 


रायगढ़, दिनांक 5 अक्टूबर 2018 


भू - अर्जन प्रकरण क्रमांक 02 / अ-82/ 2018-19.- चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) 
से ( 4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता 
पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे 
एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा ) की धारा 11 की उप - धारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस 
आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5 ) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के 
अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है : 


अनुसूची 


भूमि का वर्णन 


सार्वजनिक प्रयोजन 


धारा 12 द्वारा प्राधिकृत 

अधिकारी 


जिला 


तहसील 


नगर/ ग्राम 


का वर्णन 


लगभग क्षेत्रफल 
( हेक्टेयर में ) 

( 4 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 5 ) 


( 6 ) 


रायगढ़ 


पुसौर 


0.173 


छिछौर उमरिया 

प.ह.नं. 35 


कार्यपालन अभियंता, केलो परि 
योजना निर्माण संभाग , लाखा 
अस्थायी मुख्यालय खरसिया 


केलो परियोजना अंतर्गत 
परसापाली माईनर हेतु 


भू - अर्जन. 


जिला रायगढ़ . 


भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ), रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है. 


258 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 12 अप्रैल 2019 


[ भाग 1 


रायगढ़, दिनांक 5 अक्टूबर 2018 


भू - अर्जन प्रकरण क्रमांक 03/ अ -82/2018-19. - चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) 
से ( 4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता 
पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे 
एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा ) की धारा 11 की उप - धारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस 
आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5 ) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के 
अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है : 


अनुसूची 


भूमि का वर्णन 


सार्वजनिक प्रयोजन 


धारा 12 द्वारा प्राधिकृत 

अधिकारी 


जिला 


तहसील 


नगर / ग्राम 


का वर्णन 


लगभग क्षेत्रफल 
( हेक्टेयर में ) 

( 4 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 5 ) 


( 6 ) 


रायगढ़ 


पुसौर 


0.440 


छिछौर उमरिया 

प.ह.नं. 35 


कार्यपालन अभियंता, केलो परि 
योजना निर्माण संभाग , लाखा 
अस्थायी मुख्यालय खरसिया 


केलो परियोजना अंतर्गत 
छिछौर उमरिया वितरक 
नहर हेतु भू - अर्जन . 


जिला रायगढ़. 


भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ), रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है. 


रायगढ़, दिनांक 5 अक्टूबर 2018 


भू - अर्जन प्रकरण क्रमांक 04/ अ-82/2018-19.- चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) 
से ( 4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता 
पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 ( जिसे 
एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा ) की धारा 11 की उप - धारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस 
आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के 
अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है 


अनुसूची 


भूमि का वर्णन 


सार्वजनिक प्रयोजन 


धारा 12 द्वारा प्राधिकृत 

अधिकारी 


जिला 


तहसील 


नगर / ग्राम 


का वर्णन 


लगभग क्षेत्रफल 
( हेक्टेयर में ) 

( 4 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 5 ) 


( 6 ) 


रायगढ़ 


पुसौर 


0.521 


जतरी 
प.ह.नं. 22 


कार्यपालन अभियंता, केलो परि 
योजना निर्माण संभाग , लाखा 
अस्थायी मुख्यालय खरसिया 


केलो परियोजना अंतर्गत 
अमलीपाली वितरक 
नहर हेतु भू- अर्जन . 


जिला रायगढ़. 


भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ), रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है . 


भाग 1 ] 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 12 अप्रैल 2019 


259 


रायगढ़, दिनांक 5 अक्टूबर 2018 


भू - अर्जन प्रकरण क्रमांक 05/ अ -82 /2018-19.- चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) 
से ( 4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता 
पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 ( जिसे 
एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा ) की धारा 11 की उप - धारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस 
आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के 
अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है : 


अनुसूची 


भूमि का वर्णन 


सार्वजनिक प्रयोजन 


धारा 12 द्वारा प्राधिकृत 

अधिकारी 


जिला 


तहसील 


नगर / ग्राम 


का वर्णन 


लगभग क्षेत्रफल 
( हेक्टेयर में ) 

( 4 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 5 ) 


( 6 ) 


रायगढ़ 


पुसौर 


0.468 


कवरिहा 
प.ह.नं. 25 


कार्यपालन अभियंता, केलो परि 
योजना निर्माण संभाग , लाखा 
अस्थायी मुख्यालय खरसिया 


केलो परियोजना अंतर्गत 
तेलीपाली माईनर हेतु 


भू - अर्जन . 


जिला रायगढ़ . 


भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ), रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है. 


रायगढ़, दिनांक 5 अक्टूबर 2018 


भू - अर्जन प्रकरण क्रमांक 06 / अ -82/ 2018-19. - चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) 
से ( 4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता 
पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 ( जिसे 
एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा ) की धारा 11 की उप - धारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस 
आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के 
अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है : 


अनुसूची 


भूमि का वर्णन 


सार्वजनिक प्रयोजन 


धारा 12 द्वारा प्राधिकृत 

अधिकारी 


जिला 


तहसील 


नगर / ग्राम 


का वर्णन 


लगभग क्षेत्रफल 
( हेक्टेयर में ) 

( 4 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 5 ) 


( 6 ) 


रायगढ़ 


पुसौर 


0.303 


बुनगा 
प.ह.नं. 40 


कार्यपालन अभियंता, केलो परि 
योजना निर्माण संभाग, लाखा 
अस्थायी मुख्यालय खरसिया 


केलो परियोजना अंतर्गत 
बुनगा माईनर-1 हेतु 


भू - अर्जन, 


जिला रायगढ़ . 


भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ), रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है. 


260 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 12 अप्रैल 2019 


[ भाग 1 


रायगढ़, दिनांक 5 अक्टूबर 2018 


भू - अर्जन प्रकरण क्रमांक 07/ अ -82 / 2018-19 . - चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) 
से ( 4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता 
पड़ने की संभावना है. अत : भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे 
एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा ) की धारा 11 की उप - धारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस 
आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के 
अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है : 


अनुसूची 


भूमि का वर्णन 


सार्वजनिक प्रयोजन 


धारा 12 द्वारा प्राधिकृत 

अधिकारी 


जिला 


तहसील 


नगर/ ग्राम 


का वर्णन 


लगभग क्षेत्रफल 
( हेक्टेयर में ) 

( 4 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 5 ) 


( 6 ) 


रायगढ़ 


पुसौर 


0.055 


नवापारा 
प.ह.नं. 17 


कार्यपालन अभियंता, केलो परि 
योजना निर्माण संभाग, लाखा 
अस्थायी मुख्यालय खरसिया 


केलो परियोजना अंतर्गत 
धनगांव वितरक नहर 
हेतु भू - अर्जन. 


जिला रायगढ़ . 


भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ), रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है. 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, 

शम्मी आबिदी, कलेक्टर एवं पदेन उप - सचिव. 


खसरा नम्बर 


कार्यालय , कलेक्टर , जिला जांजगीर - चांपा , 
छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप - सचिव, छत्तीसगढ़ 
शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग 


रकबा 
( हेक्टेयर में ) 

( 2 ) 


( 1 ) 


जांजगीर - चांपा, दिनांक 7 फरवरी 2019 


1249 


0.036 


योग 


01 


0.036 


क्रमांक /2271/ अ -82/ 2019. - चूंकि राज्य शासन को इस बात 
का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित 
भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के 
लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन 
में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 
( जिसमें एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जावेगा ) की धारा 19 
के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की 
उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है 

अनुसूची 


( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है - हरेठीकलां 

माइनर 2 नहर निर्माण हेतु. 


( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी 

( रा. ), सक्ती के कार्यालय में किया जा सकता है. 


( 1 ) भूमि का वर्णन 

( क ) जिला- जांजगीर - चांपा 
( ख ) तहसील - जैजैपुर 
( ग ) नगर / ग्राम - कुटराबोर, प.ह.नं. 19 
( घ ) लगभग क्षेत्रफल -0.036 हेक्टेयर 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, 
नीरज कुमार बनसोड , कलेक्टर एवं पदेन उप - सचिव. 


भाग 1 ] 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 12 अप्रैल 2019 


261 


विभाग प्रमुखों के आदेश 


कार्यालय कलेक्टर, सक्षम प्राधिकारी नगर भूमि सीमा, रायपुर 


रायपुर, दिनांक 19 फरवरी 2019 


क्रमांक/ 316/ रीडर/ न.भू.सी./ 2019. – सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग रायपुर के पत्र क्रमांक एफ - 6-621 
2008/ सात -3/ रायपुर दिनांक 03-09-2009 में दिए गए निर्देशानुसार नगर भूमि ( अधिकतम सीमा और विनियमन ) निरसन अधिनियम 1999 
की धारा 3 एवं 4 के अधीन सक्षम प्राधिकारी के कर्तव्यों के निर्वहन के लिए श्री आशुतोष पाण्डेय, ( रा.प्र.से. ) अपर कलेक्टर रायपुर को अधिकृत 
किया जाता है . 


डॉ . बसवराजु एस . 

कलेक्टर. 


संचालनालय कोष लेखा एवं पेंशन 
ब्लॉक - एक प्रथम तल, इंद्रावती भवन, अटल नगर, जिला रायपुर छत्तीसगढ़ 


अटल नगर, दिनांक 1 मार्च 2019 


क्रमांक/ राज.स्था./01/ 2019/ 8728.- छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर, जिला रायपुर 
के आदेश क्रमांक ई 1-01/ 2019 / एक -2, दिनांक 27-02-2019 के अनुक्रम में अधोहस्ताक्षरी द्वारा दिनांक 28-02-2019 को संचालक, 
संचालनालय कोष लेखा एवं पेंशन, इन्द्रावती भवन , अटल नगर , जिला रायपुर का कार्यभार ग्रहण कर लिया गया है. 


अतएव समस्त शासकीय, अर्धशासकीय एवं गोपनीय पत्र व्यवहार अधोहस्ताक्षरी के नाम से संबोधित करने का कष्ट करें . 


" 


शारदा वर्मा, 
संचालक. 


पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग 
मंत्रालय, महानदी भवन , अटल नगर , जिला रायपुर 


अटल नगर, दिनांक 1 मार्च 2019 


CERTIFICATE OF TRANSFER OF CHARGE 


क्रमांक 505/ पंग्राविवि/ 2019.- Certified that we have inthe fore/ after noon of this day respectively made over 
and received charge of the office of Joint Secretary P & RD in pursuance of orer No. * E1-01 /2019 / 1-2 dated 04-02 
2019 and that the officer receiving charge traveled during joining time on 

....( mention dates ). 


हस्ता./ 
अवर सचिव 


262 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 12 अप्रैल 2019 


[ भाग 1 


कार्यालय , वन मण्डल अधिकारी कांकेर वन मण्डल , कांकेर 


कांकेर , दिनांक 26 फरवरी 2019 


क्रमांक/ स्था./ 2019/ 508. - छत्तीसगढ़ शासन, वन विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन नया रायपुर के आदेश क्र ./ एफ 01-02/2019/ 
10 /( भा.व.से. ) दिनांक 20-02-2019 के पालन में अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा वनमण्डल अधिकारी कांकेर वनमण्डल कांकेर का प्रभार दिनांक 
26-02-2019 को अपरान्ह को ग्रहण कर लिया गया है . 


No./F971./2019/508.—Certified that in according with the Govt. of Chhattisgarh Forest Department Mahanadi 
Bhawan Naya Raipur Order No. F 01-02/2019 / 10 / (IFS ) Date 20-02-2019 Shri Shri J. Sriram , ( I.F.S.) Make over to 
Shri Imotemsu AO ( I.F.S.) charge of the D.F.O. Kanker on afternoon Dated 26-02-2019 that the office receiving 
charge. 


ईमोतमसु एओ, 
वन मण्डल अधिकारी. 


